सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


149 राँची , शुक्रवार , 


1 अप्रैल , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
21 मार्च , 2022 


संख्या -3 / पद . - 1 ( घ ) -01 / 2021 का .1808 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना सं ० 6023 दिनांक 23.09.2021 के द्वारा झारखण्ड राज्य में 
प्रतिनियुक्त श्री संदीप लकड़ा ( IRS - 2008 , Civil Code - 08132 ) , संयुक्त सचिव , वित्त विभाग , 
झारखण्ड , राँची की सेवाएं उनके अनुरोध के आलोक में उनके पैतृक विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , 
राजस्व विभाग , वित्त मंत्रालय , भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से वापस की जाती है । 

2. श्री लकड़ा को उनके पैतृक विभाग में योगदान हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रह्मदेव मोदी , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 149 -- 50 


